. 


. 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 593 


6 भाद्र, 1938 ( श०) 
राँची, सोमवार, । 

28 अगस्त, 2017 (ई० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
7 अगस्त , 2017 

शुद्धि पत्र 


संख्या -8/ चुनाव/102 / 2017/ न०वि०आ०-5068 -- नगर विकास एवं आवास विभाग की विभागीय 
अधिसूचना सं०- 4483, दिनांक 13 जुलाई, 2017 द्वारा वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्रादेशिक 
निर्वाचन क्षेत्रों ( वार्ड संख्या) का अवधारण किया गया है । 
2. अधिसूचना की कंडिका-9 के क्रम संख्या -8 चाईबासा नगर परिषद, वर्ग- ख की कुल 
जनसंख्या -69565 अंकित है एवं वार्डों की संख्या- 25 है, जो त्रुटिपूर्ण है । 
3. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012 में विभागीय अधिसूचना सं०- 3034 दिनांक 3 सितम्बर , 2011 
द्वारा चाईबासा नगर परिषद क्षेत्र से 11 राजस्व ग्रामों के आंशिक क्षेत्रों को हटाया गया है, जिसके 
फलस्वरूप वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर चाईबासा नगर परिषद् वर्ग ख की शेष 
जनसंख्या 44394 हो गयी है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 28 अगस्त , 2017 
4. इस प्रकार वर्ष-2011 की जनसंख्या के आधार पर चाईबासा नगर परिषद की कुल जनसंख्या 
69565 के स्थान पर 44394 एवं वार्डों की संख्या - 25 के स्थान पर 21 होगी । 

अतः अधिसूचना की कंडिका-9 के क्रम सं०-8 निम्नवत् होगी : 


नगर निकाय 


पूर्व में गठित प्रादेशिक 
निर्वाचन क्षेत्रों की 

( वाडौं) सं० 


झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 
की धारा - 15 (2) में वर्णित प्रावधान के 
आलोक में वर्ष 2011 की जनगणना के 
आँकड़ों के आधार पर अवधारित पार्षदों 

की संख्या एवं उनके निर्वाचन 


का नाम 


क्षेत्रों (वार्डों) की संख्या 


चाईबासा नगर 
परिषद , वर्ग - ख 


25 


21 


5 . 
6. 


अधिसूचना सं०- 4483 दिनांक 13 जुलाई , 2017 को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 
अन्य कंडिकायें यथावत् रहेंगी | 
प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिंह , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 593-- 50 


